SA-( 74 ) - 72 


REGISTERED No. D4D1- 72 


n 


7040 V 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Jndia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HIT101 
PART 1- - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
- S 

Af forest, Alpro, AT 14 1977 / FTETT 23 1898 
NEW DELHI,MONDAY, MARCH 14, 1977/PHALGUNA 23, 1898 


S 


Ho 421 
No. 42 ] 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती जिससे किया अलग संकलन के रूप में रवा नाम । 
Separate paging Walvon to the part in order that it may be filed 

PA a separate completion 


MINISTRY OF COMMERCE 

PUBLIC NOTICE 
EXPORT TRADE CONTROL 

New Delhi, the 14th March 1977 
SUBJECT . - - Export against commodity grant of Rs. 20 million ritendud hy the Government 

of India to the Government of Bangla Desh . 
No 8 ETC (PN ) 77 .-- Altention is invited to the Ministry of Conimerce Public Notico 
No. 3 -ETCYPN )[75 dated 20 - 1 - 75 and Public Notice No 37 -ETCPN ) 75 dated 22 - 9 -75 on 
the above subject. 

2 ln pura I of l ublic Notice No 17 -ETCPN ) / 75 , the cominoditics and the ceiling 
upto which these commodities could be exported to Bangla Desh under the aforesaid grant 
have been detuiled , The inatter has been camined and it has been decided to revise the 
List of the commoditic The ceiling upto which these will be allowed for export 
will bc 43 follows 


S . No 


ſtep 


Amount (Ro in lakhs ) 


- 


- - 


4 


- - - 


- 


- 


Sult 


Tobacco 
Boulders and Ballasts 
Timber 
Wheat, Paddy sceds & other seeds 
Stones, and boulders 
GI Pipes (6 diamotor ) 


21 00 
66 .71 
97 29 

4 . 50 
21 50 
2000 

900 
200 00 


Total 


- - 


EY 


( 211 ) 


212 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART I- SE 


- 


- 


- 


3 Exports ofG I Pipes made under this grant will not be eligible for cash subsidy , 
import replenishment. 

4 . It has also been decided to extend the last date foi signing of contract and drawl 
of funds under this commodity grant fiom 30th September , 1976 to 30th June, 1977 and 
from 31st March , 1977 to 30th September, 1977 respectively . 

AS GILL, 
Chief Controller of Imports & Exports. 


माणिज्य मंत्रालय 


मार्वजनिक सूचना 


निर्यात व्यापार नियंत्रण 
नई दिल्ली , 14 मार्च, 1977 


विषय :---- बंगला देश की सरकार के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए 2 करोड़ रुपये के 

पण्यवस्तु अनुदान के मद्दे निर्यात । 


सं . 8ईटी सी ( पी एन ) / 77. - - उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य मन्त्रालय की सार्वजनिक 
सूचना सं0 3-ईटीसी ( पी एन ) / 75 दिनांक 20 - 1 - 75 और सार्वजनिक सूचना सं0 37 -ईटीसी 
( पी एन ) / 75 दिनांक 22- 9 - 75 की ओर ध्यान दिलाया जाता है । 


2. सार्वजनिक सूचना स० 37-ई. टी सी ( पी एन ) / 75 मे पण्य वस्तुएं और इन पण्य वस्तुओं 
की वह उच्चतम नियत सीमा जिम तक ये पण्य वस्तु पूर्वोक्त अनुदान के अन्तर्गत बगला देश को 
निर्यात की जा सकती थी , विस्तारपूर्वक उल्लिखित है । मामले की जाच की गई है और पण्य 
वस्तुमो की सूची को परिशोधित करने का निश्चय किया गया है । जिस उच्चतम सीमा तक इन 
पण्य वस्तुत्रों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी वह निम्नलिखित अनुसार होगी 


क्रम मं० 


मद 


धनराशि 


1 नमक 
2 तम्बाक 
3 शिलाखंड और ककड़ 
4 इमारती लकड़ी 
5 गेहूं, धान के बीज और अन्य बीज 
6 पत्थर और गोला पत्थर 
7 जी आई पाइप ( व्यास 6 ") 


( लाख रुपयों में ) 

21 00 
66 71 
57 29 
450 
21 50 
20 . 00 
9 00 


200 . 00 


भाग 1- 1 


भाग - खं , 1 


भारत का असाधारण राजपत्र 


भारत का असाधारण राजपत्र 


213 


3. इस अनुदान के अन्तर्गत किये गए जी प्राई पाइप्स के निर्यात नकद आर्थिक सहायता 
प्रायात प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता प्रदान नहीं करेगे । 

4. इस पण्य वस्तु अनदान के अन्तर्गत संविदा को हस्ताक्षरित करने के लिए और धनराशि 
निकालने के लिए अंतिम तिथि बला कर क्रमश 30 सितम्बर, 1976 से 30 जून , 1977 और 
31 मार्च, 1977 से 30 सितम्बर , 1977 करने का भी निश्चय किया गया है । 

ए . एस . गिल , 
मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली धारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAOER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977 


